सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

16 भाद्र , 1944 ( श ० ) 

7 सितम्बर , 2022 ( ई ० ) 


संख्या - 28 राँची , बुधवार 


विषय - सूची 

पृष्ठ 

भाग 1 – नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी 235-245 भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग 1 –– स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 

भाग 1 –ख - मैट्रिकुलेसन , आई.ए. , आई.एस - सी . , बी.ए , 
बी . एस . सी . , एम.ए. , एम.ए.सी. , लॉ भाग और 
2 , एम.बी.बी.एस. , बी.सी.ई. , डिप ० - इन - एड . , 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग 1 - ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएँ , परीक्षाफल आदि । 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 


भाग 3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम 
' भारत गज़ट ' और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


पृष्ठ 


भाग - 5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरः अस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान - मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक । 

भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है । 

भाग - 8 - भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक 
भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 9 - क – बन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएँ , परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 

पूरक- 

पूरक " अ " 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 7 सितम्बर , 2022 


भाग 1 

नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 

कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 

अधिसूचना 
18 अगस्त , 2022 


संख्या - 1 / विविध - 818/2021 का०- 5254 - श्री चन्द्र किशोर उराँव , भा.प्र.से. ( झा : 2008 ) , प्रमण्डलीय 
आयुक्त , उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल , हजारीबाग को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) नियमावली , 1955 
के नियम - 10 , 11 , 12 , 13 , 15 एवं 20 के तहत दिनांक- 27.07.2022 से 18.08.2022 तक कुल 23 दिनों 
के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति , दिनांक 19.08.2022 से 20.08.2022 तक के राजपत्रित एवं 
सार्वजनिक अवकाश के उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


, 


--- 


236 


विनोद कुमार , 

सरकार के अवर सचिव | 


237 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 7 सितम्बर , 2022 

कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 

अधिसूचना 

10 अगस्त , 2022 


संख्या - 4 / नि ० सं०-12-69 / 2014 का.- 5092-- श्री परमानंद बसील कुमार डाँग , सेवानिवृत 
झा ० प्र ० से ० , तत्कालीन अंचल अधिकारी , चैनपुर , पलामू द्वारा दिनांक 19.08.2005 से 19.01.2006 
तक ( कुल- 154 दिन ) उपभोग किये गये अवकाश अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 
एवं 248 के तहत् उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


-------- 


ब्रह्मदेव मोदी , 

सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 

अधिसूचना 

3 अगस्त , 2022 


संख्या- 1 / विविध - 832/2012 ( खण्ड ) का ० 4917-- श्री ए ० मुथुकुमार भा ० प्र ० से ० ( झा : 2009 ) , 
पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को विभागीय अधिसूचना संख्या -2797 , दिनांक -29.04.2022 के द्वारा 
दिनांक -21.03.2022 से 29.04.2022 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई है के क्रम में 
अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) नियमावली 1955 के नियम 10 , 11 , 12 , 13 , 15 एवं 20 के तहत दिनांक 
30.04.2022 से 22.06.2022 तक कुल 54 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

विनोद कुमार , 

सरकार के अवर सचिव | 


1 


2 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 7 सितम्बर , 2022 


सं ० सं०- 4 / नि ० सं०-12-39 / 2016 का . 

4637- - झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की श्री विनीत कुमार , 
प्रशासक , झुमरी तिलैया नगर परिषद का दिनांक 13.01.2018 से 16.12.2018 तक की अवधि को 
झारखण्ड सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के अधीन निम्नवत् स्वीकृतकिया जाता है : 


3 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 

अधिसूचना 
27 जुलाई , 2022 


दिनांक 13.01.2018 से 07.02.2018 तक 
( कुल 26 दिन ) 


दिनांक 08.02.2018 से 09.03.2018 तक 
( कुल 30 दिन ) 

दिनांक 10.03.2018 से 16.12.2018 तक 
( कुल 282 दिन ) 


238 


-------- 


उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड 
सेवा संहिता के नियम 227 , 230 , 248 
के तहत 

अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में झारखण्ड 
सेवा संहिता के नियम 232 के तहत 
असाधारण अवकाश के रूप में झारखण्ड 
सेवा संहिता के नियम 236 के तहत 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रह्मदेव मोदी , 

सरकार के अवर सचिव । 


क्र 

सं ० 


0 

1 


संख्या -01 स्था०-97 / 2020 - 1865 - वि ० स ० । एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह 
प्रकाशित किया जाता है कि पंचम झारखंड विधान - सभा ( वर्ष - 2022-23 ) के लिये नवगठित समितियों मे 
माननीय अध्यक्ष , झारखंड विधान - सभा द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए शेष अवधि के लिये तत्काल 
प्रभाव से माननीय सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पूर्व आवंटित समिति के स्थान पर वर्तमान 
आवंटित समिति में सदस्य के रूप में निम्न प्रकार मनोनीत किया जाता है : 


2 


3 


4 


5 


239 


LO 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 7 सितम्बर , 2022 
झारखंड विधान - सभा सचिवालय 


नाम 


श्री अमित कुमार मण्डल , 

स ० स ० वि ० 

श्री समरी लाल , स ० स ० वि ० 


श्री रणधीर कुमार सिंह 
स ० स ० वि ० 


श्री आलोक कुमार चौरसिया , 
स ० स ० वि ० 


अधिसूचना 

30 अगस्त , 2022 


श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की , 

स ० स ० वि ० 


पूर्व आवंटित 
समिति 


शून्यकाल समिति 


प्रश्न एवं 
ध्यानाकर्षण 

समिति 

सदाचार समिति 


पर्यावरण एवं 

प्रदूषण नियंत्रण 
समिति 


वर्तमान आवंटित 
समिति 


प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण 

समिति 

शून्यकाल समिति 


पर्यावरण एवं प्रदूषण 

नियंत्रण समिति 

आवास समिति 


सदाचार समिति 


ii एतद विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं को इस हद तक संशोधित समझा जाए । 


अभ्युक्ति 


श्री नारायण दास , 

सके स्थान ० स ० वि ० 
पर 


माननीय अध्यक्ष , झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


सैयद जावेद हैदर , 

प्रभारी सचिव , 

झारखण्ड विधान - सभा रांची । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 7 सितम्बर , 2022 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं SARITA DEVI , पति Late UPENDRA KUMAR MAHTO , RAHUL KUMAR 
MAHTO ( अन्य नाम VIKASH KUMAR MAHTO ) कि माता शपथ पत्र सं ० 3193 , 27 जुलाई , 2022 
के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र RAHUL KUMAR MAHTO ( जन्म तिथि - 18 दिसम्बर , 
2006 ) के नाम से जाना जायेगा । 

RAHUL KUMAR MAHTO एवं VIKASH KUMAR MAHTO दोनों एक ही पुरुष का 
नाम है । 

RESIDENT OF - VILL.- SERENGHATU , 

P.O. & P.S. 
DIST.- RANCHI , 
PIN - 835204 
JHARKHAND . 


RESIDENT OF - 


- SONAHATU , 

- 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं JEHU SUREN अन्य नाम JEHU NIRMAL SUREN पिता SWARNA SUREN , शपथ 
पत्र सं ० 1495 , दिनांक 22 जुलाई , 2022 के अनुसार JEHU SUREN के नाम से जाना जाऊँगा । 
JEHU SUREN एवं JEHU NIRMAL SUREN दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


240 


HOUSE NO.- 105 , 

VIKASH NAGAR , ROAD NO.- 1 , 

NEAR ST . JOHN CHURCH , 

HESAG HATIA , RANCHI , 

P.O.- HATIA , 

P.S.— JAGARNATHPUR , 

DIST.- RANCHI , 

JHARKHAND . 


--------- 


241 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 7 सितम्बर , 2022 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं JAMES ROBERT ROYAN NAG अन्य नाम ROYAN NAG एवं J. R. R. NAG 

पिता JIWAN JAYMANGAL EJRA NAG , शपथ पत्र सं ० 10 , दिनांक 28 मई , 2022 के अनुसार 
JAMES ROBERT ROYAN NAG के नाम से जाना जाऊँगा । 


JAMES ROBERT ROYAN NAG , ROYAN NAG एवं J. R. R. NAG सभी एक ही पुरुष 
का नाम है । 


RESIDENT OF - 


VILL . KOSAMBI , 

P.O.- KARRA , 

P.S.— KARRA , 

DIST.- KHUNTI , 

PIN- 835209 
JHARKHAND . 


--------- 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं TEJASWI PRIYA अन्य नाम SUPRIYA KUMARI पिता DEWANSHU KUMAR , 
शपथ पत्र सं ० 1541 , दिनांक 14 फरवरी , 2022 के अनुसार TEJASWI PRIYA के नाम से जानी 
जाऊँगी । 

TEJASWI PRIYA एवं SUPRIYA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF - INDRAPRASTH ROAD , 

P.O. & P.S. – BARIATU , 

- 

DIST.- RANCHI , 

JHARKHAND . 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 7 सितम्बर , 2022 


RESIDENT OF 


प्रकाशनार्थ सूचना WRONG 

मैं PHUNNU RAI अन्य नाम VIJAYSHANKAR RAI पिता PARAS NATH RAI , शपथ 
पत्र सं ० 1330 , दिनांक 23 अगस्त , 2022 के अनुसार PHUNNU RAI के नाम से जाना जाऊँगा । 
PHUNNU RAI एवं VIJAYSHANKAR RAI दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


ARMY CANTT . LALGANJ , 

RANCHI , 

JHARKHAND . 


--------- 


242 


प्रकाशनार्थ सूचना 

SANJAY GHOSH 

H SANJAY KUMAR GOPE NA RASORAJ GHOSH , 
शपथ पत्र सं ० 10 , दिनांक 23 अगस्त , 2022 के अनुसार SANJAY GHOSH के नाम से जाना 
जाऊँगा । 

SANJAY GHOSH एवं SANJAY KUMAR GOPE दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF - DARJEE MAHALLA , 

DORANDA , RANCHI , 

PIN – 834002 

JHARKHAND . 


243 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं MILLI SINGH अन्य नाम SAVITA KUMARI पिता SUBHASH SINGH , शपथ पत्र 
सं ० 325 , दिनांक 10 जून , 2022 के अनुसार MILLI SINGH के नाम से जानी जाऊँगी । 
MILLI SINGH एवं SAVITA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 7 सितम्बर , 2022 
7 


नाम है । 


RESIDENT OF - 


RATU ROAD , WEST END PARK , 

KAJU BAGAN , 

P.O.- HEHAL , 

P.S. - SUKHDEONAGAR , 

DIST.- RANCHI , 

PIN - 834005 

JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं PREMLATA MARIYAM TOPNO अन्य नाम MARIYAM BARLA पति MARSHEL 
BARLA , शपथ पत्र सं ० 04 , दिनांक 24 अगस्त , 2022 के अनुसार PREMLATA MARIYAM 
TOPNO के नाम से जानी जाऊँगी । 

PREMLATA_MARIYAM TOPNO एवं MARIYAM BARLA दोनों एक ही महिला का 


--------- 


VILL.- LUNGTU , 

P.S. – BASIA , 

P.O. – LUNGTU , 

DIST.- GUMLA , 

PIN – 835229 

JHARKHAND . 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 7 सितम्बर , 2022 


RESIDENT OF - 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं JOY DADEL अन्य नाम KAMESHWAR PRASAD पिता LATE S. M. DADEL , शपथ 
पत्र सं ० 2808 , दिनांक 31 अगस्त , 2022 के अनुसार JOY DADEL के नाम से जाना जाऊँगा । 

JOY DADEL एवं KAMESHWAR PRASAD दोनों एक ही पुरुष का 
नाम है । 


VILL.- SIDRAUL , 

PO & P.S. – BURMU , 

DIST.- RANCHI , 

PIN – 835214 

JHARKHAND . 


244 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं AMRITA JHA पति SAROJ KUMAR JHA , KESHAV JHA ( अन्य नाम 
KESHAV KUMAR SAHIL ) की माता शपथ पत्र सं ० 179 , दिनांक 5 सितम्बर , 2022 के अनुसार 
घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र KESHAV JHA ( जन्म तिथि 18 सितम्बर , 2005 ) के नाम से जाना 
जायेगा । 

KESHAV JHA एवं KESHAV KUMAR SAHIL दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF- VIDYAPATI NAGAR , 

KANKE ROAD , 

NEAR SAVITRI APARTMENT , 

GONDA , 

DIST- RANCHI , 

PIN – 834008 

JHARKHAND . 


---- 


245 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 7 सितम्बर , 2022 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं 

SHUBHENDU 

PRIYADARSHI ( अन्य नाम 
के अनुसार घोषणा करता हूँ कि 

PRIYADARSHI , ARJUN 
AGAAZ ) के पिता , शपथ पत्र सं ० 306 , दिनांक 18 अगस्त , 2022 
मेरा पुत्र ARJUN PRIYADARSHI ( जन्म तिथि - 1 अगस्त , 2009 के नाम से जाना जायेगा । 
ARJUN PRIYADARSHI एवं AGAAZ दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 

1 के 


RESIDENT OF - K.V.STAFF QUERTER , 

KENDRY VIDYALAY , 

DIPATOLI , 

DIST.- RANCHI , 

PIN – 8352103 

JHARKHAND . 


▬▬▬▬▬ 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( साधारण ) 28 50 I 


